सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या – 430 राँची , मंगलवार , 30 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
8 जुलाई , 2022 


संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4103 - - प्रमण्डलीय आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची 
के पद पर पदस्थापित डॉ ० नितिन मदन कुलकर्णी , भा.प्र.से. ( झाः 1995 ) ( अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल 
के प्रधान सचिव ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग , 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4104 - सचिव , योजना एवं विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री राहुल शर्मा , भा.प्र.से. ( झाः 1998 ) ( अतिरिक्त प्रभार सचिव , पंचायती राज , 
झारखण्ड , राँची ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ राज्यपाल के प्रधान सचिव , झारखण्ड , राँची के 
भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 30 अगस्त , 2022 


संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4105 -- सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रवीण कुमार टोप्पो , भा.प्र.से. ( झा : 2003 ) 
( अतिरिक्त प्रभार श्रमायुक्त , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय 
आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4106 -- निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री के ० श्रीनिवासन , भा.प्र.से. ( झा : 2005 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ 
सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री श्रीनिवासन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ श्रमायुक्त , झारखण्ड , राँची 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4107-- विशेष सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह , भा.प्र.से. ( झा : 2008 ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड विभरेज 
कॉरपोरेशन , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4108-- प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर उराँव , भा.प्र.से. ( झा : 2008 ) अगले आदेश तक 
अपने कार्यों के साथ प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 


संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4109 -- नगर आयुक्त , राँची नगर निगम , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मुकेश कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2009 ) ( अतिरिक्त प्रभार परियोजना निदेशक , नीर निर्मल 
परियोजना , झारखण्ड तथा उपाध्यक्ष , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4110 -- उत्पाद आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री अमीत कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2010 ) ( अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक , झारखण्ड विभरेज 
कॉरपोरेशन , राँची , निदेशक , खान , झारखण्ड , राँची तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य खनिज विकास 
निगम लि ० , राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , खान , झारखण्ड , राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य 
खनिज विकास निगम लि ० , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 30 अगस्त , 2022 


संख्या- 1 / पी ० 

103/2022 का०- 4111 - - उपायुक्त , लातेहार के पद पर पदस्थापित 
श्री अबु इमरान , भा.प्र.से. ( झा : 2010 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक चतरा जिला का 
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4112-- निदेशक , पर्यटन , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री राहुल कुमार सिन्हा , भा.प्र.से. ( झा : 2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार , प्रबंध निदेशक , झारखण्ड पर्यटन 
विकास निगम , राँची तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड , राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक राँची जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश 
दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


2. श्री सिन्हा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बंदोबस्त पदाधिकारी , राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4113-- निदेशक , समाज कल्याण , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री ए ० दोड्डे , भा.प्र.से. ( झा : 2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार - अपर सचिव , गृह कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पलामू जिला का जिला 
दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4114 -- उपायुक्त , राँची के पद पर पदस्थापित श्री छवि रंजन , 
भा.प्र.से. ( झा : 2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार - बन्दोबस्त पदाधिकारी , राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक निदेशक , समाज कल्याण , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 
2. श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , सामाजिक सुरक्षा , 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4115-- परियोजना निदेशक , झारखण्ड एड्स कंट्रोल सोसायटी , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री भुवनेश प्रताप सिंह भा.प्र.से. ( झा : 2012 ) ( अतिरिक्त प्रभार कार्यकारी 
निदेशक , झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसायटी , राँची ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अभियान 
निदेशक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4116-- अभियान निदेशक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द , भा.प्र.से. ( झा : 2013 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक निदेशक नगरीय प्रशासन , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


3 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 30 अगस्त , 2022 


संख्या -1 / पी ० 103/2022 का०- 4117-- निदेशक , खेलकूद , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री जिशान कमर , भा.प्र.से. ( झा : 2013 ) ( अतिरिक्त प्रभार परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड 
संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गोड्डा 
जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे 
दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करेंगे 

। 


संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4118 - उपायुक्त , पलामू के पद पर पदस्थापित श्री शशि रंजन , 
भा.प्र.से. ( झा : 2013 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त राँची नगर निगम , 
राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 1 / पी ० 103/2022 का०- 4119 - उपायुक्त , गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री भोर सिंह 
यादव , भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक लातेहार जिला का जिला 
दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या - 1 / पी ० 103/2022 का०- 4120- उपायुक्त , चतरा के पद पर पदस्थापित श्रीमती अंजली 
यादव , भा.प्र.से. ( झा : 2015 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , पर्यटन , झारखण्ड 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 430 - 50 


